रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) -04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DLON)-04/ 0009/ 2003-05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 7 ] 
No.7 ] 


दिल्ली , सितम्बर 9 - सितम्बर 15 , 2011 , बृहस्पतिवार / भाद्र 18 - भाद्र 24 , 1933 
DELHI, SEPTEMBER 9 - SEPTEMBER 15, 2011 , THURSDAY/ BHADRA 18- ~-BHADRA 24, 1933 


[ रा.रा.रा.क्षे. सं . 146 

[ N.C.T.D. No. 146 


भाग-III 

PART -1-1 
न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications 
and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 20 मार्च, 2010 
सं . 114 / स्थापना / ई.- 1 / डीएचसी .--- माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सहर्ष 
करते हैं 


क्रम सं . 


1 . 


अभ्यर्थी का नाम 
श्री अंकित पाण्डे पुत्र 
श्री पी.के. पाण्डे 


टिप्पणी 
दिनांक 25-02-2010 से आगामी आदेशों 
तक सहायक प्रोग्रैमर के एक पद के प्रति । 


2. 


श्री नीरज नारंग पुत्र 
श्री विजय कुमार नारंग 


पद जिस पर नियुक्ति की गई है 
रु . 4200 के ग्रेड वेतन सहित 
रु. 9300-34,800 के वेतन बैंड 
में अस्थायी सहायक प्रोग्रैमर । 
रु. 4200 के ग्रेड वेतन सहित 
रु. 9300-34,800 के वेतन बैंड 
में अस्थायी सहायक प्रोग्रैमर । 
रु . 4200 के ग्रेड वेतन सहित 
रु . 9300-34,800 के वेतन बैंड 
में अस्थायी सहायक प्रोग्रैमर । 
रु. 4200 के ग्रेड वेतन सहित 
रु. 9300-34,800 के वेतन बैंड 
में अस्थायी सहायक प्रोग्रैमर । 


3 . 


श्री जावेद अख्तर पुत्र 
श्री सलीम अहमद 


दिनांक 08-03-2010 (पूर्वाह्न) से आगामी 
आदेशों तक सहायक प्रोग्रैमर के एक पद 
के प्रति । 
दिनांक 10-02-2010 ( पूर्वाह्न) से 
आगामी आदेशों तक सहायक प्रोग्रैमर के 
एक पद के प्रति । 
दिनांक 06-03-2010 ( पूर्वाह्न) से 
आगामी आदेशों तक सहायक प्रोग्रैमर के 
एक पद के प्रति 


4. 


श्री कपिल कुमार पुत्र 
श्री नन्हे सिंह राजपूत 


3444 DG/ 2011 


( 125 ) 


126 


DELHIGAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: SEPTEMBER 15 , 2011/BHADRA 24 , 1933 (PART II- 1 


HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 20th March , 2010 
No. 114 / Estt./ E -1 /DHC .-- Hon ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointment 
on the establishment of this Court : 


Sr.No. 


1 . 


Name of the officer & post held 
Shri, Ankit Pande 
S / o Shri.P.K. Pande 


2 . 


Shri. NeerajNarang 
S /o Shri. Vijay Kumar Narang 


Post to which appointed 
Temp. Assistant Programmer in the 
Pay Band ofRs. 9,300-34,800 plus 
Grade Pay of Rs. 4200 . 
Temp. Assistant Programmer in the 
Pay Band of Rs. 9,300-34,800 plus 
Grade PayofRs. 4200 . 
Temp . Assistant Programmer in the 
Pay Band of Rs. 9,300-34,800 plus 
Grade Pay ofRs. 4200 . 


Remarks 
With effect from 25-02-2010 till 
further orders, against a post 
of Assistant Programmer. 
With effect from 08-03-2010 (F /N ) 
till further orders, against a post 
of Assistant Programmer. 
With effect from 10-02-2010 ( F /N ) 
till further orders, against a post 
of Assistant Programmer . 
With effect from 06-03-2010 ( F /N ) 
till further orders, against a post 
of Assistant Programmer. 


3. 


Mr. Javed Akhatar 
S/ o Shri. SaleemAhmed 


4 . 


Mr. Kapil Kumar 
S/ o Shri. Nanhey Singh Rajput 


Temp . Assistant Programmer in the 
Pay Band of Rs. 9,300-34,800 plus 
Grade Payof Rs. 4200 . 


दिल्ली, 28 अप्रैल , 2010 
सं. 165 / स्थापना / ई.- 1/ डीएचसी . -माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष 
करते हैं 


क्रम सं . 


अभ्यर्थी का नाम 


पद जिस पर नियुक्ति की गई है 


टिप्पणी 


1 . 


श्री दीप चंद्र हरबोला , 


नए अभ्यर्थी 


रु . 4200 के ग्रेड वेतन सहित 
रु. 9,300-34,800 के वेतन 
बैंड में अस्थायी सहायक प्रोग्रैमर । 


दिनांक 22-04-2010 से आगामी आदेशों 
तक सहायक प्रोगैमर के एक पद के प्रति । 


आदेशानुसार , 
धीरज सिंह भण्डारी , निबंधक ( प्रशासन ) 


Delhi, the 28th April, 2010 
No. 165 /Estt./ E - 1/DHC .-- Hon ble the Acting Chief Justice has been pleased to make the following appointment 
on the establishment of this Court : 


S.No. 


Name of the Candidate 


1 . 


Shri. Deep Chandra Harbola, 
New Candidate 


Post to which appointed 

Remarks 
Temp. Assistant Programmer in the With effect from 22-04-2010 till 
Pay Band of Rs. 9,300-34,800 plus further orders, against a post 
Grade Pay of Rs. 4200 . 

of Assistant Programmer. 

By Order, 
DHIRAJ SINGH BHANDARI,Registrar (Admn.) 


दिल्ली , 20 अगस्त , 2011 


सं. 385 / स्थापना / ई.- 1 / डीएचसी.- इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के द्वारा उनमें 
निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा की शर्ते ) नियम , 1972 , की अनुसूची 11 की मद संख्या 
8( बी ) (i) में एतद्द्वारा निम्नांकित संशोधन करते हैं , यथा 


का 


PART II-I) DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: SEPTEMBER 15 , 2011/BHADRA 24 , 1933 127 


अनुसूची- II में संशोधन 


विद्यमान मद संख्या 8 ( ब ) (i ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


क्रम सं . 


पद की श्रेणी 


पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें 


नियुक्ति का तरीका 


8. 


वरिष्ठ न्यायिक सहायक के साथ 
न्यायालय अधिकारी और रीडर 
( पदोन्नति / चयनित पद ) 


( क ) 

( क ) 
( ख ) ( i ) इस न्यायालय की स्थापना ( ख ) ( i ) रिक्त पदों का 50 % लिखित 
के सदस्यों के लिये : स्नातक के साथ 5 परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर कॉलम 
वर्ष अथवा 10 वीं /12 वीं पास के साथ 8 सं.3 में विनिर्दिष्ट श्रेणी से योग्यता क्रम 
वर्षइस न्यायालय की स्थापना की सेवा में ; में चयन के द्वारा , जिसके असफल होने 
एवं न्यायालय के स्थापना के सदस्यों के लिये पर , 
जो इस न्यायालय के अधीनस्थ हैं : स्नातक 
के साथ 5 वर्ष का सेवाकाल प्रवर श्रेणी लिपिक / 
रीडर/ आशुलिपिक श्रेणी -3 या इसके समान 
अन्य पद में 
( ख ) ( ii ) 

( ख ) (ii ) 


नोट : उपरोक्त संशोधन दिनांक 09-08-2011 से लागू होगा । 


.. 


आदेशानुसार, 
वी.पी. वैश्य , महानिबंधक 


Delhi, the 20thAugust, 2011 
No. 385 /Estt / E - 1/DHC. - In exercise of the powers vested in him by Article 229 of the Constitution of India ; 
Hon ble the Chief Justice of this Court hereby makes the following amendment in Item No. 8 (b ) (i) of Schedule-II of Delhi 
High Court Establishment ( Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972 , namely : 

AMENDMENT INSCHEDULE- II 
The existing Item No. 8 (b ) (i) shall be substituted as under : 


Mode of Appointment 


( a ) . 


S.No. Category of Post 

Minimum Qualifications Prescribed 

for Appointment to the Posts 
8 . Senior Judicial Assistant 

( a). 
including Court Officer and 
Reader (Promotion / Selection ( b )( i) Formembers of the Establish 
Post) 

ment of this Court : Graduate with 5 
years or Matric /Higher Secondary 
with 8 years service on the Establish 
ment of this Court ; and for members 
of the Establishment of Courts : 
subordinate to this Court Graduate with 
5 years Service in the post of UDC / 
Reader/Steno Grade -III or other equal 
status posts 

( b) ( ii ) 
Note : The above amendment comes into force w.e.f. 09-08-2011. 


(b ) (i) 50 % of the vacantposts by 
selection on merit from the cate 
gories specified in column No. 3 
on the basis of written test and 
interview , failing which ; 


( b ) (ii), 


ByOrder, 
V.P.VAISH, Registrar General 


Printed by the Manager , Government of india Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- Í 10064 

and.Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


